रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/99 


RE 


- 


-- 


--- 


- 


सत्यमेव जयते 


-- 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 - Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 136] 
No. 136] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 25 , 2008 / चैत्र 5 , 1930 
NEW DELHI, TUESDAY , MARCH 25, 2008 /CHAITRA 5, 1930 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 25th March, 2008 


No . 31/ 2008- Customs ( N. T .) 


.--..-. 


- 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 मार्च, 2008 

सं. 31/ 2008 - सीमाशुल्क ( गै. टे . ) 
सा. का. नि. 204 ( अ ). - सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 52) की धारा 11ज के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके साथ संलग्न की गई अनुसूची में 
उल्लिखित क्षेत्र में तस्करी की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 
एतदद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उक्त क्षेत्र को विनिर्दिष्ट क्षेत्र 
के रूप में निर्दिष्ट करती है । 

अनुसूची 
अन्तरदेशीय क्षेत्र , जो कि पश्चिम बंगाल , त्रिपुरा , असम , 
मेघालय और मिजोरम के राज्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, बंगलादेश के 
साथ भारत की भू - सीमा से पचास किलोमीटर चौड़ा है । 
[ फा. सं. 394/ 86 /2006- सीमाशुल्क ( एएस )/ भाग 1 ] 

मिलिन्द आर. लान्जेवार, अवर सचिव 


....- 


- 


- 


- 


- 


- 


G .S . R . 204 ( E ). — In exercise of the powers conferred 
by clause ( c ) of Section 11H of the Customs Act , 1962 
(52 of 1962 ) , the CentralGovernment,having regard to the 
vulnerability to smuggling of the area mentioned in the 
Schedule hereto annexed, hereby specifies the said area as 
specified area for the purposes of the said Act , 

SCHEDULE 
The inland area , fifty kilometres in width , from India s 
land border with Bangladesh falling within the territories 
of West Bengal, Tripura , Assam ,Meghalaya and Mizoram . 

[ F. No. 394 / 86/ 2006- Cus ( AS / Pt . I] 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


-. 


-1 


1 


MILIND R . LANJEWAR, Under Secy . 


. 


. 


. 


1086 G1/ 2008 


Printed by the Manager , Govt . of india Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications. Delhi- 110054 . 


